PART I ]] 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 3, 1987 ( PHGN. 12 , 1908 SAKA) 


713 


राजस्व विभाग 
युद्ध 

जागीर 

दिनांक 24 फरवरी , 1987 
क्रमांक 1-ज ( 2 )-87/5915.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1 ए ) के अनुसार सौंपे 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री तारा चन्द , पुत्र श्री पतराम , गांव बुद्धसली , तहसील 
सिवानी , जिला भिवानी, को खरीफ , 1965 से रबी , 1970 तक 100 रुपए वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 
तक 150 रुपए वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपए वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते 


है 


क्रमांक 1172-ज ( 2 )-86/59 19.-- श्री कालू राम, पुत्र श्री भीवा राम , गांव कवाली, तहसील रिवाड़ी , जिला 
महेन्द्रगढ़, की दिनांक 17 जून, 1984, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 
1948 ( जंसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
2 ( ए ) ( 1 ) तया 3( 1)( ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कालू राम की मुब्लिग 300 रुपये 
वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 8026- जे ० -एन . III - 66/ 16757, दिनांक 18 जुलाई, 
1966, तथा अधिसूचना क्रमांक 5041- आर-III- 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789- जे ( I)-79/44040, 
दिनांक 30 , अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती धन कौर के नाम रबी, 1985 से 300 रुपये 
वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


सोम नाथ , 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 
राजस्व (ए ० एण्ड जे . ) विभाग । 


DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT 

The 20th February , 1987 
No. LA- I- PS - 87: 376.- Consequent upon the transfer of revenue estates of Kairaka, Noshera , 
Kontlaka . Karam Chandpur, Jai Singhpur , Golpuri, Dhankli and Thakraka from district Faridabad to 
district Gurgaon. the Governor of Hary:ina, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) 
of section ( 2 ) of the Punjab Panchayat. S .. nitis Act, 1961 and all other powers enabling him in 
this behalf , hereby transfer the Sabha are :: of Gram Panchayats Kairaka , Nosheia , Kontlaka, 
Jai Singhpur, Golpuri and Dhankli fiom Block Hathin of district Faridabad to Block Nuh of 
district Gurgaon. 

L. M.GOYAL , 
Commissioner & St cretary to Government, Haryana , 

Development & Panchayat Department. 


No. DPH- LA- 1.87: 377. - I m .xe cis:: of the powers conferred by sub- sections ( 1) and ( 2) of section 
5 of the Punjab Gram Panchayat Act , 1952 ( Punjab Act 4 of 1953 ), and all other powers enabling him 
in this bchalf , and in sapersession of all the previous notifications issued in this behalf, the Governor of 
Haryana hereby declares the village or group of villages specified in column 2 of the Schedule given 
below to be Sabha Area and establishes a Gram Panchayat for this Subha Area by the name specified 
against in column 5 of the said schedule, which shall consist of such number of Panches belonging to 
the Scheduled Castes shall be mentioned as in column 7 of the said Schedul?. 

SCHEDULE 


Block 


Sr. 
No. 


District 


Name 
of village 
constituting 
Sabha Area 

2 


-- 


3 


4 


489 
489 - A 
489 - B 


- 


Berkheri 
Andheri 
Mirzapur 


Naraingarh 

Do 
Do 


Nums of 

No. of 

No. of Panches 
Gram 

Panches belonging to 
Panchayat including 

S / C 
Sarpanch 
5 6 

7 
Berikheri 

5 
Andheri 

S 
Mirzapur 

5 

S. N. GOYAL , 
Joint Secretary to Government Haryana , 
Development and Panchayat , Department. 


Ambala 

Do 
Do 


